. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 पौष, 1940 ( श० ) 


संख्या- 1166 राँची , बुधवार , 


26 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


संकल्प 
20 दिसम्बर , 2018 


संख्या -5/ आरोप-1-75 / 2017 का - 2906 ( HRMS)-- श्री मनोज कुमार रंजन , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 7361/03), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी , धालभूम , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के विरूद्ध 
प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय , सिंहभूम ( कोल्हान ) प्रमंडल , चाईबासा का पत्रांक -743( बी ) , 
दिनांक 19 सितम्बर , 2017 द्वारा प्रपत्र - क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है । 
श्री रंजन के विरूद्ध प्रपत्र- क में निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित किये गये 
आरोप सं०- 1. दिनांक 18 मई, 2017 की रात्रि में करीब 08. 00 बजे पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर जिला 
के बाघबेड़ा थानान्तर्गत नागाडीह एवं घाघीडीह गाँव में बच्चा चोरी के आरोप में स्थानीय व्यक्तियों 
द्वारा तीन लोगों की पीट - पीट कर हत्या कर दी गयी । हल्दीपोखर क्षेत्र में बच्चा चोरी तथा गाय का 
मांस काटकर जमशेदपुर में बेचने की अफवाह 10 मई के बाद से ही फैलाई जा रही थी । हल्दीपोखर 
तथा बाघबेड़ा दोनों धालभूम अनुमंडल के क्षेत्राधीन होने के बावजूद की गई पूछताछ के क्रम में श्री 
मनोज कुमार रंजन द्वारा इन अफवाहों के संबंध में अनभिज्ञता व्यक्त की गयी, जो कार्य के प्रति 
इनके लापरवाही का द्योतक है । श्री मनोज कुमार रंजन , तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 26 दिसम्बर 2018 


द्वारा इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया जिसके फलस्वरूप जान माल का नुकसान हुआ 
तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई । 


आरोप सं०-2. श्री मनोज कुमार रंजन द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य 
के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया , जो सरकारी सेवक आचार 
नियमावली के नियम 3(1 ) (i) एवं (ii ) के प्रतिकूल आचरण है । 

उक्त आरोपों के लिए विभागीय 12010, दिनांक 08 दिसम्बर , 2017 द्वारा श्री रंजन 
से स्पष्टीकरण की माँग की गयी , जिसके अनुपालन में श्री रंजन के पत्रांक - 1170(ii ), 
दिनांक 22 मार्च, 2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । 

श्री रंजन के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक - 2901, दिनांक 03 मई, 2018 द्वारा प्रमंडलीय 
आयुक्त , सिंहभूम (कोल्हान ) से मंतव्य की माँग की गई। प्रमंडलीय आयुक्त , सिंहभूम (कोल्हान ) के 
पत्रांक - 857, दिनांक 21 अगस्त , 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया , जिसमें इनके स्पष्टीकरण 
को स्वीकृत करते हुए आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गयी । 


6. श्री रंजन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप , इनके स्पष्टीकरण एवं प्रमंडलीय आयुक्त , सिंहभूम 
( कोल्हान ) से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत श्री मनोज कुमार रंजन , झा०प्र०से० , 
तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर को भविष्य में सचेत रहने की 
चेतावनी देते हुए मामले को संचिकास्त किया जाता है । 


Sr No. 


Decision of the Competent authority 


Employee Name 
G . P. F. No. 

2 
Manoj Kumar " Ranjan " 
BHR/ BAS/ 3328 


3 


| श्री मनोज कुमार रंजन , झा०प्र०से०, तत्कालीन अनुमंडल 
पदाधिकारी , धालभूम , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर को भविष्य 
में सचेत रहने की चेतावनी देते हुए मामले को संचिकास्त 
किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या:BHIR/ BAS / 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1166 -- 50 


